SHOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 567 राँची, गुरुवार , 


18 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
18 अप्रैल, 2019 


संख्या- 15 / नीति नि०-07-17/ 2014 का०- 3145-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-262 दिनांक -13.01.2015 
में अंकित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में अवर सचिव ( अनुमण्डल 
पदाधिकारी) से उप सचिव ( अपर समाहर्ता), उप सचिव से संयुक्त सचिव , संयुक्त 
सचिव से अपर सचिव एवं अपर सचिव से विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति पर विचार 
करने हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के 
सदस्य के रूप में श्री राजीव अरुण एक्का , भा ० प्र ० से ० , प्रधान सचिव , श्रम, नियोजन 
प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को मनोनीत किया जाता है । 


, 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 18 जुलाई, 2019 
2. विषयाधीन प्रोन्नति समिति के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 
सदस्य के मनोनयन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या- 9025 दिनांक- 20.10.2016 
को एतदद्वारा विलोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस ० के ० जी ० रहाटे , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 567 -- 


50 


